VO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 


संख्या 


8 


राँची , बुधवार 


16 जून , 2021 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 119 --130 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में 

पुरःस्थापन 

थापन के 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग । और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग - 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
' भारत गज़ट ' और राज्य गजटों से उद्धरण । 

पूरक- 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


120 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

1 अप्रैल , 2021 
संख्या -4 / नि 0 स0-12-202 / 2014-2859 ( HRMS ) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री रामबालक कुमार , झा ० प्र ० से ० , द्वितीय सीमित बैच , अंचल अधिकारी , पालकोट , गुमला 
की सेवा निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


SI . 


Employee Name 


Current 


Current Office 


Joining Date 


Date of 


No. 


G.P.F. No. 


Department 


in Service 


Service 


Current 


Confirmation 


Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


RAM BALAK 


DC OFFICE 


PALKOT CIRCLE 


19/08/2013 


29/12/2016 


KUMAR 


GUMLA 


GUMLA 


( JHK / JAS / 207 ) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या : BHR / BAS / 3017 


121 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


1 अप्रैल , 2021 


संख्या -4 / नि 0 स0-12-252 / 2014-2860 ( HRMS ) - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री अभय कुमार झा , झा ० प्र ० से ० ( सीमित चतुर्थ बैच , गृह जिला - सहरसा ) की सेवा उनके नाम 
के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


SI . 


Employee Name 


Current Department 


Current 


Joining 


Date of 


No. 


G.P.F. No. 


Office 


Date in 


Service 


Service 


Confirmation 


Current 


Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


ABHAY KUMAR 


URBAN DEVELOPMENT 


CHAIBASA 


19/08/2013 


24/12/2019 


JHA 


AND HOUSING 


MUNICIPAL 


DEPARTMENT 


COUNCIL 


( JHK / JAS / 272 ) 


WEST 


( URBAN DEVELOPMENT ) 


SINGHBUM 


Executive 


Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या : BHR / BAS / 3017 


122 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


5 अप्रैल , 2021 


संख्या -1 / विविध -824 / 2012 का०- 2117 -- श्री एल 0 खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झाः 1988 ) , महानिदेशक , 
श्री 

कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.04.2021 से 25.04.2021 तक कुल 10 दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 14.04.2021 एवं 15.04.2021 के राजपत्रित अवकाश का 
उपभोग Prefix के रूप में करने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

7 अप्रैल , 2021 
संख्या -3 / नि ० सं०-09-01 / 2018 का . - 2164 -- श्री राजीव रंजन कुमार , झा ० प्र ० से ० ( 716/03 , गृह जिला 
पलामू ) संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची द्वारा दिनांक 02.02.2021 से 
14.03.2021 तक ( कुल 41 दिन ) उपभोग की गई अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
230 एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


123 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2021 


संख्या -4 / नि 0 सं0-12-120 / 2014 का . - 2091 -- श्रीमती पायल राज , झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय बैच , गृह 
जिला - प 0 सिंहभूम ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , टुण्डी , धनबाद को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत 
नियमों के अधीन निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


( i ) 


दिनांक 19.02.2016 से 21.03.2016 तक 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
230 एवं 248 के तहत् उपार्जित 


( कुल 32 दिन ) 


अवकाश के रूप में 


( ii ) 


दिनांक 22.03.2016 से 30.04.2016 तक 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 


के तहत् रूपांतरित अवकाश के रूप में 


( कुल 40 दिन ) 


दिनांक 01.05.2016 से 09.05.2016 तक 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 
के तहत् असाधारण अवकाश के रूप 


( कुल 09 दिन ) 


में । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


124 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2021 


संख्या -4 / नि 0 सं0-12-11 / 2018 का.- 2092 – श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव , झा 0 प्र 0 से 0 ( पंचम बैच , गृह 
जिला - धनबाद ) तत्कालीन अंचल अधिकारी , बरही , सम्प्रति अंचल अधिकारी , पेटरवार , बोकारो द्वारा दिनांक 
13.07.2020 से 30.08.2020 तक ( कुल 49 दिन ) उपभोग की गई अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


125 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

9 अप्रैल , 2021 
संख्या -4 / नि 0 सं0-12-01 / 2019-3795 ( HRMS ) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री सत्यम कुमार , झा 0 प्र 0 से 0 , पंचम बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में अंकित 
तिथि से सम्पुष्ट की जाती है : 
Employee Name 

Joining Date 
Department 


SI . . 


Current 


Current 


Date of Service 


No. 


G.P.F.No. 


Office 


in Service 


Confirmation 


Current 


Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


SATYAM KUMAR 


> DC OFFICE 


BUNDU SUB 


15/06/2016 


14/08/2020 


( 110017710579 ) 


RANCHI 


DIVISION 


, RANCHI 


Executive 


Magistrate 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


जीपीएफ संख्या : BHR / BAS / 3017 


126 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


3 जून , 2021 


संख्या -4 / नि 0 सं0-12-24 / 2019-6053 ( HRMS ) - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
सुश्री शाईनी तिग्गा , झा 0 प्र 0 से 0 , पंचम बैच ( गृह जिला - लोहरदग्गा ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में 
अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


SI . 


Employee Name 


Current 


Current Office 


Date of 


Joining Date in 

Service 


No. 


G.P.F. No. 


Department 


Service 


Current Designation 


Confirmation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


SHINY TIGGA 


DC OFFICE 


TATI JHARIA BLOCK 


15/06/2016 


03/08/2019 


HAZARIBAGH 


HAZARIBAGH 


1 


( 110007710607 ) 


Block Development 


Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 

सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या : BHR / BAS / 3017 


127 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


शपथ 


सं ० 91 , 


91 , दिनांक 


मैं मगदली केरकेट्टा पति 
पति स्व . पौलुस केरकेट्टा , 

पत्र सं ० 
20 अगस्त , 2020 के अनुसार मेरी मगदली केरकेट्टा के नाम से जानी जाऊँगी । 

मगदली केरकेट्टा एवं मेरी मगदली केरकेट्टा दोनों एक ही महिला का नाम है | 


निवास स्थान 


तिरिल आश्रम सी ० आर ० पी ० एफ ० कैम्प तिरिल , 


थाना- जगरनाथपुर , 


जिला- राँची , पिन -834004 , 


झारखण्ड । 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAVI पिता 


SRI 


RAJESHWAR 


SHARMA , , 


शपथ 


पत्र 


सं ० 


290 , दिनांक 


12 फरवरी , 2020 के अनुसार RAVI SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा । 

RAVI एवं RAVI SHARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


FLAT- No.502 , 


SECTOR - 1 , BLOCK 13 , 


NGHC , KHELGAON , HOTWAR , 


DISTRIC- RANCHI -835217 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


128 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MD . ADIL ALAM पिता LATE MD . HAFIZUDDIN शपथ पत्र सं ० 158 , दिनांक 
1 फरवरी , 2020 के अनुसार MD . ADIL ALAM WARSI के नाम से जाना जाऊँगा | 

MD . ADIL ALAM एवं MD . ADIL ALAM WARSI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


228 , G.T . ROAD , CHOUPARAN , 


OLD PETROL PUMP , NEAR GOVT . HOSPITAL , 


P.O. - CHOUPARAN , 


P.S.- CHOUPARAN , 


DIST.- HAZARIBAG , 


PIN - 825406 


STATE - JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


शपथ 


# KHURSHID ALAM MT ABDUL SATTAR 
मैं पिता 

पत्र सं ० 2001 , दिनांक 
18 अक्टूबर , 2019 के अनुसार MD . KHURSHID ALAM के नाम से जाना जाऊँगा । 

KHURSHID ALAM एवं MD . KHURSHID ALAM दोनों एक ही पुरुष का नाम 


। 


PERMANENT RESIDENT- 


VILLAGE - SHUBHKARAN GANJ , 


POST- DAULATPUR , 


P.S.- MUFASSIL , 


DIST.- ARRAH , ( BHOJPUR ) 


STATE - BIHAR . 


PRESENT RESIDENT- 


C / O MAHTAB ALAM . 


LOHSIGHNA , OKNI - 2 


DIST.- HAZARIBAG , , 


STATE- JHARKHAND , 


PIN CODE - 825301 


129 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# KANDURA MAHTA 


पिता ANAND MAHATO 


शपथ पत्र सं ० 342200 , दिनांक 


6 मार्च , 2020 के अनुसार KANDURA MAHATO के नाम से जाना जाऊँगा । 

KANDURA MAHTA एवं KANDURA MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


VILL- ANVALATAND , 


P.O.- SINDHUKOPA , 


P.S.- SERAIKELLA , 


DIST.- SERAIKELLA - KHARSAWAN 


PIN- 833220 


STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MOHAMMAD 


YASEEN 


पिता MD . ISMAIL 


शपथ पत्र सं ० 


76 , दिनांक 


21 जनवरी , 2020 के अनुसार MOHAMMAD YASEEN SHAHIN के नाम से जाना जाऊँगा । 

MOHAMMAD YASEEN एवं MOHAMMAD YASEEN SHAHIN दोनों एक ही पुरुष का नाम 
है । 


PERMANENT RESIDENT- 


CROSS ROAD NO . - 1 / D , AZAD - NAGAR , 


P.O.- AZAD - NAGAR , 


P.S.- MANGO , TOWN JAMSHEDPUR , 


DIST.- EAST SINGHBHUM , 


STATE - JHARKHAND , 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 जून , 2021 


130 


प्रकाशनार्थ सूचना 


BIRENDRA 


KUMAR 


GUPTA 


शपथ 


दिनांक 


10 


मैं RAHUL पिता 

पत्र सं ० 189 , 
जुलाई , 2020 के अनुसार RAHUL RAUNIYAR के नाम से जाना जाऊँगा । 
RAHUL एवं RAHUL RAUNIYAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । I 


PERMANENT RESIDENT 


LAXMI NARAYAN COMPLEX , 


AMROOD BAGAN , RATU ROAD , 


P.O. - HEHAL , 


P.S.- SUKHDEONAGAR , 


DIST.- RANCHI , 


STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAHUL KUMAR पिता SRI MAHAVIR GOSWAMI शपथ पत्र सं ० 4238 , दिनांक 


28 जनवरी , 2021 के अनुसार RAHUL GOSWAMI के नाम से जाना जाऊँगा । 

RAHUL KUMAR एवं RAHUL GOSWAMI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


H.NO - 4 , BHALUBASA , BHUIYADIH , INDRANAGAR , 


P.O. - AGRICO . 


P.S.- SITARAMDERA , 


DIST.- EAST SINGHBHUM , 


JAMSHEDPUR - 831009 , 


STATEJHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 8 -- 501 


